निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 138) पटना , वृहस्पतिवार , 23 फरवरी 2017 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

6 मई 2016 
सं० 2 / पी02 - 20 - 01 / 2013 - 3572 / गृ0आ0 — बिहार पुलिस सेवा के निम्नांकित पुलिस उपाधीक्षक जो प्रवेश 
वेतनमान पी0बी0 2 + ग्रेड वेतन रू0 5400 में नियुक्त हुए है और जिनकी सेवा सम्पुष्ट है, को 4 वर्षों की संपुष्ट सेवा 
पूरी होने पर वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 दिनांक 21.01.2010 एवं परिपत्र सं0 3623 दिनांक 31. 03. 10 में निहित 
प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कंडिका - 5 में अंकित तिथि से पे बैड - 3 , ग्रेड वेतन रू0 5400 में वेतन प्राप्त 
करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 
क्र० पदाधिकारियों का नाम 

नियुक्ति की संपुष्टि पी0बी0 - 3 ग्रेड वेतन रू0 | अभ्युक्ति 
तिथि की तिथि 5400 में वेतन उत्क्रमण 

का प्रस्तावित तिथि 
1 श्री राकेश कुमाीर, 140 / 14 

01. 12.09 01.12.13 01. 12. 2013 
2 | श्री राकेश कुमार सिंह प्रभाकर 141 / 14 25. 11.09 25. 11.12 

25. 11. 2013 
श्री नरूल हक , 166 / 14 

19.08. 10 19 .08.13 

19.08. 2014 
श्री सोनु कुमार राय, 171 / 14 

19. 08. 10 10 .08.13 

19.08. 2014 
| श्री उपेन्द्र कुमार यादव, 172 / 14 

20.08. 10 20 .08. 13 

20 . 08.14 
श्री सुरेश कुमार, 177 / 14 

19.08. 10 19.08.13 

19.08. 2014 
श्री मनोज राम , 178 / 14 

19.08. 10 19 .08. 13 

19.08. 2014 
| श्री तनवीर अहमद, 187 / 14 

20 .08.10 20 .08. 13 

20 .08.14 
श्री उमेश्वर चौधरी, 190 / 14 

28. 03. 11 28.03.13 28. 03.2015 
| 10 श्रीमती सुनीता कुमारी, 192 / 14 

20 . 08. 10 20 .08.13 

20 .08.14 
11 | श्री पंकज कुमार, 193 / 14 

19. 08 .10 | 19.08. 13 19. 08. 2014 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 फरवरी 2017 
2. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार का त्रुटियाँ या पार्थक्य पाये 
जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त वित्तीय लाभ संबंधित अधिसूचना को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा 
तथा उन्हें भुगतान की गई तिथि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देव नारायण मंडल, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 138 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


